SHANT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 383 राँची, शुक्रवार , 


6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
9 जून , 2017 ई० | 


संख्या -13/पी०- 802/ 2008( खण्ड)--3206 / सी०-- दिनांक मई , 2017 को सरायकेला खरसावा जिले के 
राजनगर थाना अन्तर्गत घटित अत्यंत जघन्य एवं गंभीर धटना में हुई प्रषासनिक चूक के कारण श्री राकेश 
बंसल , भा०पु०से०, ( 2007), पुलिस अधीक्षक , सरायकेला- खरसावा को अखिल भारतीय सेवाए ( अनुशासन एवं 
अपील) नियसमावली , 1969 के नियम 3 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया 
जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री बंसल का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची होगा | 

3. श्री बंसल को अखिल भारतीय सेवाए ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली, 1969 के नियम 4 (1 ) 
एवं 4 ( 2) के अन्तर्गत निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 383 -- 50 


